सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 कार्तिक , 1940 ( श० ) 


संख्या- 1017 राँची, सोमवार , 


5 नवम्बर , 2018 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
27 सितम्बर , 2018 ई०। 


संख्याः 12/विविध-04- 16/ 2016 ( खण्ड-I) का . 7283 -- विभागीय अधिसूचना संख्या-11488 दिनांक 
17 नवम्बर , 2017 के द्वारा झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री सूरज चौधरी , आप्त सचिव, सूचना , 
प्रोद्यौगिकी एवं ई- गवर्नेस विभाग, झारखण्ड, राँची की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ए०सी०बी०, 2 बूटी रोड, राँची में 
की गई प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए इनकी सेवा सूचना, प्रोद्यौगिकी एवं ई- गवर्नेस विभाग, झारखण्ड, राँची 
को वापस की जाती है । 


2. 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार दूबे , 
सरकार के अवर सचिव । 


- - - - - - - - - - - 


- - - - - 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1017 -- 50 


